रजिस्ट्री सं० डी . एन - 33004/ 99 


REGD NO D L - 33004 /99 


", 


सयमवजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


OINT LISRO 


EXTRAORDINARY 


B 


amom 


LLERIA 


- 


N 


TRAL 


। 


भाग I - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II -- Section 3 - - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


MarwAT 


GOVCA? 


whorrar 


AN 


सं. 50 ] 
No. 50] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 2, 2001/ माघ 13 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 2, 2001/ MAGHA 13, 1922. 


7 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2001 

सं. 2 / 2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का . नि . 66( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1), की धारा 37 द्वारा 
प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 का उन बातो के सिवाय सशोधन करने के 
लिए जिन्हे ऐरो संशोधन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है , . 
अर्थात : 
1 (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय सशोधन) नियम, 2001है । 

( 2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । । 
2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 के (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 म , 
राड ( 1) के पश्चात् निम्नलिखित खड अत स्थापित किए जाएगे, अर्थात् : 
___ (15 ) “नियत तारीख " से केन्द्रीय सरकार को वार्षिक या किसी अनुपूरक बजट को सराद् मे पेश करने के लिए 

या , यथास्थिति, किसी वित्तीय विधयक या किसी शुल्क को अधिरापित करने या किसी शुल्क मे वृद्धि करने के लिए 
किसी विधेयक के सराद में पुर स्थापन के लिए नियत की गई तारीख अभिप्रेत है । " 

( ख ) “नियत समय " से केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या किसी अनुपूरक बजट को ससद में पेश करने के लिए 
सा, यथास्थिति , किसी वित्तीय विधेयक या किसी शुल्क का अधिरोपित करने या किसी शुल्क मे वृद्धि करने के लिए 
किसी विधेयक के ससद मे गुर स्थापन के लिए नियत की गई तारीख अभिप्रेत है । । 
3 उक्त नियमो के नियम 1000 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात : 
" 100छ, माल को हटाने पर निर्वधन -( 1) किसी मुक्त व्यापार जोन मे किसी कारखाने से या शत प्रतिशत 
निर्यातोन्मुख उपक्रम से किसी माल को , यथास्थिति , ऐसे जोन से बाहर भारत में किसी स्थान पर या ऐसे उपक्रम के 
परिसर से बाहर किसी स्थान पर नियत तारीख को नियत समय से 1200( रात्रि ) के वीच तव तक नही हटाया 
जाएगा जबतक , - 
(1)निर्धारिती इस नियम के उप नियम (2) के अधीन आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है ; और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II. SEC . 3 (1 )] 


( ii ) इन नियमों के परिशिष्ट- 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ए. आर. 1- क में इस प्रकार हटाए जाने के लिए निर्धारिती द्वारा 
रामचित अधिकारी को आवेदन पेश नहीं कर दिया गया है और ऐसे आवेदन की समचित अधिकारी 
से ठीक पूर्व कार्यकरण दिवस को 5. 00बजे से पूर्व अभिस्वीकृति नहीं दे दी जाती है : 

परंतु माल हटाने के लिए ऐसे किसी आवेदन की जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है, इस 
खंड के अधीन अभिस्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इन निमित्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित निबंधनों, शौ 
और सीमाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है । 
( 2) जहां, निर्धारिती उप नियम (1) के अधीन किसी कारखाने या भंडारगृह से माल हटाना चाहता है, वहां वह 
वर्धित दर पर, यदि कोई हो , जो नियत तारीख से ठीक अगली तारीख से प्रभावी ऐरो माल को लागू हो , शुल्क का 

हए, आयुक्त को लिखित में इस निमित्त एक आवेदन कर सकेगा और ऐसी शर्तों का 
अनुपालन करेगा जो आयुक्त विहित करे तथा तदुपरि आयुक्त, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक ओर 
समीचिन समझता है तो ऐसे माल के हटाए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा । । 
स्पष्टीकरण : - इस नियम के प्रयोजन के लिए "माल " मे ऐसा माल राम्मिलित है जो नियत रामय के पश्चात 
किसी समय आता है । " | 
4 . उक्त नियमो के नियम 100ज में , उपनियम ( 1) और उपनियम ( 2) मे दोनो स्थान पर , “नियम 2235 223 , 
224, 228 और 229 " शब्दो अकों और अक्षरों के स्थान पर क्रमशः “नियम 223क. 224, 228 और 22s " मान्द , 
अक और अक्षर रखा जाएगा । 
5. उक्त नियमो के नियम 173छ के उपनियम (2) के खंड (iv ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , 
अर्थात् : 
"(iv) नियत तारीख को नियत समय और 12 00( रात्रि ) के बीच किसी उत्पाद शुल्क के माल के हटाए जाने के 
संबंध में, नियम 224 के उपनियम (1) के उपबंध लागू होंगे ; " | 
6. उक्त नियमो के 223ख का लोप किया जाएगा । 
7. उक्त नियमो के नियम 224 गे, . 
( 1) उपनियम ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात : 

"( 2 ) इन नियमो मे किसी बात के होते हुए भी , कोई माल किसी कारखाने या भंडारगृह से नियत तारीख को 
नियत समय और 12. 00 ( रात्रि) के बीच तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक, - 
(i ) निर्धारिती इस नियम के उप नियम ( 2क ) के अधीन आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है ; और 
( ii ) इन नियमो के परिशिष्ट - 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ए. आर. 1 - क मे इस प्रकार हटाए जाने के लिए निर्धारिती द्वारा 
समुचित अधिकारी को आवेदन पेश नहीं कर दिया गया है और ऐसे आवेदन की समुचित अधिकारी द्वारा नियत दिन 
से ठीक पूर्व कार्यकरण दिवस को 5 00बजे से पूर्व अभिस्वीकृति नहीं दे दी जाती है : 

परंतु माल हटाने के लिए ऐसे किसी आवेदन की जो नियत समय के पश्चात् किसी समय आता है, इरा 
खड के अधीन अगिरवीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इन निमित्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित निवधनो, शर्तों 
और सीमाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है । 
स्पष्टीकरण : - इस उपनियम और उपनियम (2क ) के प्रयोजन के लिए "माल " में ऐसा माल सम्मिलित है जो 
नियत समय के पश्चात किसी समय आता है । 
( 2) उपनियम (2क ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
“( 2क ) जहां निर्धारिती उप नियम ( 2) के अधीन किसी कारखाने या भंडारगृह से माल हटाना चाहता है, वहा वह 
वर्धित दर पर यदि कोई हो , जो नियत तारीख से ठीक अगली तारीख से प्रभावी ऐसे माल को लागू हो , शुल्क का 
संदाय करने का वचन देते हुए आयुक्त को लिखित मे इरा निमित्त एक आवेदन कर सकेगा और ऐसी शर्तों का 
अनुपालन करेगा जो आयुक्त विहित करे तथा तदुपरि आयुक्त, यदि वह लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक और 
समीचिन समझता है तो ऐसे माल के हटाए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा । " । 
स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए " माल " मे ऐसा माल सम्मिलित है जो नियत समय के पश्चात 
किसी समय आता है । " | 

[ फा . सं. 201/ 01/ 2001 - सी एक्स. 6 ] 

पी . के . मिन्हा, अवर सचिव 


( TT II - QUE 3 (i) ] 


भारत का मा . अस्सारण 


feugu : T AUH TA 74147 3tf€TXFTTT RÈIV -1 .3. L., arta 28 47927, 1944 ERI GORA 
किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन , वित्त मवालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 1 / 2001 
5 . 3. (57.8 .) artea ..!!:. : 20 FGRI Page 175 il H .C .A .17 .(JISTG 1601- 2001] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2001 

No . 2 /2001-Central Excise (N .T.) 
G . S . R . 66 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise 
Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government hereby makes the following rules further 
to amend the Central Excise Rules , 1944 , except as respects things done or omitted to be 
done before such amendment, namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules , 2001. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Central Excise Rules , 1944 (hereinafter referred to as said Rules), in rule 2 , 

after clause ( 1 ) , the following clauses shall be inserted , namely : - 


( la ) “ appointed date ” means the date appointed for presentation of the Annual or any 
Supplementary Budget of the Central Government to Parliament or for the 
introduction in the House of People of any Finance Bill or any Bill for imposition or 
increase of any duty , as the case may be ." 


( 1b ) “ appointed time” means the time appointed for presentation of the Annual or any 

ntary Budget of the Central Government to Parliament or for the 
introduction in the House of People of any Finance Bill or any Bill for imposition or 
increase of any duty , as the case may be. . 


3 . For rule 100G of the said Rules, the following rule shall be substituted , namely : - 


“ 100G . Restrictions on removal of goods. - ( 1 ) No excisable goods shall be 
removed from a factory in a free trade zone or from hundred per cent export- oriented 
undertaking, to any place in India outside such zone or outside the premises of such 
undertaking , as the case may be, between appointed time to 12 .00 (midnight) on the 
appointed date unless , - 


(i) the assessee has obtained permission of the Commissioner under sub -rule 
( 2 ) of this rule ; and 
( ii) an application for such removal in the Form A . R . 1 - A specified in 
Appendix - I to these rules, has been presented by the assessee to the proper officer 
and such an application has been acknowledged by the proper officer before 5 . 00 
P . M . on the working day immediately preceding the appointed date : 


Provided that no such application for the removal of goods which may come 
into existence at any time after the appointed time shall be acknowledged under 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[[PART II — Sec, 3 (021 


this clause unless the terms, conditions and limitations imposed by the 
Commissioner in this behalf are coniplied with . 


(2 ) Where an assessec intends to remove goods from a factory or warehouse under 
sub -rule ( 1) , he may make an application in this behalf in writing to the 
Commissioner undertaking to pay duty at the enhanced rate , if any, that may be 
applicable to such goods with effect from the date immediately following the 
appointed date and to comply with such conditions as the Commissioner inay specify 
and thereupon the Commissioner may , if he considers it necessary or expedient in the 
public interest so to do , permit the removal of such goods . 


Explanation . - For the purposes of this rule , " goods” include goods which may come 
into existence at any time after the appointed time." . 


4 . In rule 100H of the said Rules, for the words, figures and letters " rules 223A , 223B , 

224, 228 and 229", occurring at both sub -rules (1) and (2 ), the words , figures and 
letter " rules 223A , 224 , 228 and 229" shall respectively be substituted . 


5 . For clause (iv) of sub - rule (2 ) of rule 173G of the said Rules, the following clause 

shall be substituted , namely ; - 


" ( iv) in respect of removal of any excisable goods between appointed time and 12 .00 

(midnight) on the appointed date , the provisions of sub - rule ( 1 ) of rule 224 shall 
apply ;" 


6 . Rule 223B of the said Rules shall be omitted . 


7. In rule 224 of the said Rules, - 


(1 ) for sub -rule (2 ), the following sub -rule and Explanation shall be substituted , 

namely : - 


i “ (2 ) Notwithstanding anything contained in these rules , no goods shall be 
removed fioni a factory or warehouse between appointed time and 12 .00 (midnight) 
on the appointed date unless, - 


(i) the assessee has obtained permission of the Commissioner under sub - rule 
(2A ) of this rule. 


(ii) an application for such removal in the Form A .R . 1 specified in Appendix -) 
to these rules has been presented by the asscssee to the proper officer and such 
an application has been acknowledged by the proper officer before 5 . 00 P . M . on 
the working day immediately preceding the appointed date : 


Provided that no such application for the removal of goods which may come 
into existence at any time after the appointed time shall be acknowledged under 
this clause unless the terms, con litions and limitations imposed by the 
Commissioner in this behalf uit ( mplini with ; 


( 41111 - uug 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Explanation . - For the purposes of this sub - rule and sub -rule (2A ), " goods " include 
goods which may come into existence at any time after the appointed time." ; 


( 2) For sub -rule (2A ), the following shall be substituted , namely : - 


" (2A ) Where an assessee intends to remove goods from a factory or 
warehouse under sub -rulc (2 ), he may make an application in this be 
writing to the Commissioner undertaking to pay duty at the enhanced rate , if any , 
that may be applicable to such goods with effect from the date immediately 
following the appointed date and to comply with such conditions as the 
Commissioner may specify and thereupon the Commissioner may, if he considers 
it necessary or expedient in the public interest so to do , permit the removal of 
such goods." . 


fF No 201/01/2001-CX , 6 ] 
P. K . SINHA, Under Secy. 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification 

No. IV D -CE , dated the 28th February, 1944 and subsequently amended by 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) notification No. 1/ 2001 -CE (N . T .) 
dated 11 January , 2001 under GSR 17 (E ) 11 January , 2001. 


- - - 


- 


Printed by theManager, Govt of ludia Pross, Ruig Road . Mayopuri, New Delhi- 110064 

uud Published by the Controller of Publications. Delhi-110034 . 


Printed by the Man 


